रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO. D . L .- 33004/ 99 


PM 
-PE 


- 


. 


. 
. 


.. 


- 


. 


. 


..... Irrierr. 


. 
. 


- 17 


11 
- 


. 


. 


. 


:. 


-- 


. 


- 


- 


सनामबजगाने 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 349 ] 
No . 349 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , फरवरी 17 , 2014 / माघ 28 , 1935 
NEW DELHI , MONDAY, FEBRUARY 17 , 2014/ MAGHA 28, 1935 


कोयला मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2014 
का . आ. 414( अ).- केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम , 1957 (1957 का 20) (जिसे 
इसमें , इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप- धारा ( 1) के अधीन जारी , भारत के राजपत्र , 
भाग II, खण्ड 3, उप -खण्ड (ii), तारीख 26 नवम्बर, 2011 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की 
अधिसूचना संख्या का . आ . 3377, तारीख 18 नवम्बर, 2011 द्वारा उस अधिसूचना से अनुलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 
374.00 हेक्टर ( लगभग) या 924. 15 एकड़ ( लगभग) माप की भूमि में सभी अधिकारों के अर्जन करने के अपने आशय की 
सूचना दी थी ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 

और केन्द्रीय सरकार का , पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और महाराष्ट्र सरकार से परामर्श करने के 
पश्चात् यह समाधान हो गया है, कि : 

इससे अनुलग्न अनुसूची में वर्णित 374. 00 हेक्टर ( लगभग ) या 924. 15 एकड़ ( लगभग ) माप की भूमि में खनिजों 
के खनन , खदान , बोर करने, उनकी खुदाई करने और खनिज निषकाषन कार्य के लिए खोज करने, और उन्हें ले जाने के 
सभी अधिकारों का अर्जन किया जाना चाहिए । 

अत:, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, यह घोषणा करती है कि : 

इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित 374. 00 हेक्टर (लगभग) या 924.15 एकड़ ( लगभग) माप की भूमि में और 
उस पर के सभी अधिकारों का अर्जन किया जाता है । 

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या सी -1( ई)/ III / एफआर/ 882 - 0812, तारीख 21 अगस्त , 
2012 का निरीक्षण कलेक्टर, नागपुर ( महाराष्ट्र) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट , 
कोलकाता (पिन - 700 001 ) के कार्यालय में या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व विभाग), कोल एस्टेट, सिविल 
लाइन्स , नागपुर - 440 001 ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में किया जा सकता है । 


635 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii) ] 


अनुसूची 


सावनेर अंडरग्राउंड खान संख्या 1 विस्तार 

नागपुर क्षेत्र 
जिला नागपुर ( महाराष्ट्र) 


___ 30 


भाग 


( रेखांक संख्यांक सी -1(ई)/ /एफआर/882- 0812, तारीख 21 अगस्त , 2012 ) 
सभी अधिकार : 

( भाग – क ) 
क्रम ग्राम का पटवारी तहसील जिला क्षेत्र | टिप्पणी 
नाम सर्किल 

हेक्टर में 
संख्या 
| अदासा 31 कलमेश्वर | नागपुर । 129 .93 भाग 
2 | कोटोड़ी 

सावनेर । नागपुर | 

4 . 32 
कुल : 134.25 हेक्टर ( लगभग ) 

____ या 331.73 एकड़ ( लगभग ) 
सभी अधिकार : 

( भाग – ख ) 
क्रम ग्राम का पटवारी | तहसील | जिला क्षेत्र टिप्पणी 
नाम सर्किल 

हेक्टर 
संख्या 
| 1 | बोरगांव 31 कलमेश्वर | नागपुर | 180. 03 | भाग 
| 2 | पटकाखेड़ी 30 सावनेर | नागपुर | 59. 72 | भाग 

कुल : 239. 75 हेक्टर ( लगभग ) 

___ या 592. 42 एकड़ ( लगभग ) 
( भाग - क ) 

+ ( भाग - ख ) = कुल क्षेत्र 
( सभी अधिकार ) (सभी अधिकार ) 
134. 25 हेक्टर + 239 .75 हेक्टर = 374 .00 हेक्टर ( लगभग ) 


या 


331.73 एकड़ 


+ 


592.42 एकड़ = 924. 15 एकड़ (लगभग ) 


ग्राम अदासा में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक : 


160 , 163, 164, 165, 166, सड़क ( भाग), 167, 168 , 169 ( वन ), 170 , 171 , 172, 173, 174, 175 , 176ए 
176बी , 177 , 178 182, 183, 184, 185 , 186, 187, 188, 189 , 190 , सड़क , 191/ 1 - 191/ 2- 191/ 3, नाला , 
192, 193, 194, 195 , 196, 197, 198, 199, 210, 211, 212, 213, 214, 215 , 216, 217, 218/ 1- 218/ 2, 
सड़क , 223, सड़क, 224, 225, 228बी, 231 , 232, 233, 234, 235 , 236 , 237 , 238, 239, 240 ( सरकारी) , 
241, 242 , 243, 244/ 1- 244/ 2 , 245/1 - 245/ 2, 246बी , 254, 255, 257, 259, 260 , 261, 262 , 263, 264 , 
265 , 266, 267, 268, 269, 270, 274, 280 . 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ग्राम कोटोडी में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक : 
79, 80 और 89 . 
ग्राम बोरगांव में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक : 
14, 15, 18/1 - 18/2, 236, 237, 238, 239 , 240 , 246 , नाला, 247 , 248, 249, 250 , 251 , 252, 253, 256, 
257 , 263 , 264/ 1- 264/ 2, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 ( वन ), 278, 279 , 280 , 
281, 282 , 283 , 284, 285 , 286 , 287 , 288, 289 , 290 / ए/ 1 - 290/ ए/ 2, 291, 292, 293/ 1- 293/ 2, 294, 295 , 
296, 297 , 298 , 299, 300 , 301, 302 , 303, 304, 305, 306, 307, 308 , 309 , 310 , 311, सड़क, 312 , 
313, 314/ ए, 314/ बी , 315, 316, 317 , 318, 319, 324, 325, 326 /1- 326 /2, सड़क , 334, 335 , 336, 337 , 
338, 339, सड़क , 340 , 341, 342 ( सरकारी), 343, 344 , 345, 346 ( सरकारी ), 348 , 349, 350, 351, 352 , 
353, नाला, 361, 363, 364- 364/2, 365 , 366, 367, 368, 369 (वन ), 370, नाला , 371, 372, 373, 374 , 
375, 376, 377, 378ए, 378बी , 379, 380 , 381ए, 381बी, 382 , 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389 , 
390, 391, 392, 393 , 394, 395 , 396 , 397, 398 , 399 , 400 , 401, 402, 403, 404/1 - 404/ 2, 405 , 406. 
ग्राम पटकाखेड़ी में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक : 
141, 142, 143, सड़क , 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159/ 1- 159/ 2, 160, 161 , 162 , 163, 164/1 
164/2- 164/3- 164/ 4, 165/1 , 165/ 2, 166 , 167/ 1- 167 /2, 168, 169, 170, नाला, 171 /1 - 171/2 , 
[ सरकारी (भाग)], 172 , 173/1- 173/2, 174, 175 , 178. 
सीमा वर्णन : 
क - ख : रेखा ग्राम बोरगांव में बिन्दु क से आरंभ होती है और प्लाट संख्यांक 326/ 1- 326/ 2, प्लाट संख्यांक 

325 की बाह्य सीमा के साथ ग्राम की सड़क पार करती है फिर प्लाट संख्या 299 की बाहरी सीमा के 
साथ सड़क पार करती है फिर प्लाट संख्यांक 334, प्लाट संख्यांक 335, प्लाट संख्यांक 336 की बाहरी 
सीमा से होती हुई सड़क और प्लाट संख्यांक 340, प्लाट संख्यांक 341 , प्लाट संख्यांक 342, प्लाट 
संख्यांक 346 की बाहरी सीमा से होती हुई फिर नाली, प्लाट संख्यांक 370, प्लाट संख्यांक 374, प्लाट 
संख्यांक 375, प्लाट संख्यांक 376 , प्लाट संख्यांक 377 , प्लाट संख्यांक 378बी , प्लाट संख्यांक 380 , 
प्लाट संख्यांक 381बी, प्लाट संख्यांक 382 , प्लाट संख्यांक 383, प्लाट संख्यांक 384 की बाहरी सीमा 
के साथ फिर ग्राम बोरगांव तथा ग्राम पटकाखेड़ी की सम्मिलित ग्राम सीमा को पार करती है फिर प्लाट 
संख्यांक 170 , प्लाट संख्यांक 169 , प्लाट संख्यांक 168, प्लाट संख्यांक 167/ 1 - 167/ 2 , प्लाट 
संख्यांक 166, प्लाट संख्यांक 173/ 1 - 173/ 2, 172, की बाहरी सीमा के साथ गुजरती है फिर प्लाट 

संख्यांक 171/ 1- प्लाट संख्यांक 171/ 2, में से होकर गुजरती है और बिन्दु ख पर मिलती है । 
ख - ग : रेखा ग्राम पटकाखेड़ी में प्लाट संख्यांक 171/1- 171/2, से होकर गुजरती है, फिर प्लाट संख्यांक 178 , 

प्लाट संख्यांक 172 , प्लाट संख्यांक 173/1 - प्लाट संख्यांक 173/ 2, प्लाट संख्यांक 174 , प्लाट 
संख्यांक 175 , प्लाट संख्यांक 164/ 1- प्लाट संख्यांक 164/ 2- प्लाट संख्यांक 164/ 3- प्लाट संख्यांक 
164/ 4, प्लाट संख्यांक 163, प्लाट संख्यांक 162, प्लाट संख्यांक 159/ 1- प्लाट संख्यांक 159 / 2 , 
प्लाट संख्यांक 156 , प्लाट संख्यांक 155 , प्लाट संख्यांक 154, प्लाट संख्यांक 153, की बाहरी सीमा 
से होकर गुजरती है फिर ग्राम की सड़क पार करती हुई सड़क, प्लाट संख्या 143 की बाहरी सीमा के साथ 

गुजरती है और बिन्दु ग पर मिलती है । 
ग - घ : रेखा प्लाट संख्यांक 143, प्लाट संख्यांक 141, प्लाट संख्यांक 142, सड़क , प्लाट संख्यांक 157, प्लाट 

संख्यांक 158, प्लाट संख्यांक 163, की बाहरी सीमा के साथ गुजरती है, फिर नाला और ग्राम 
पटकाखेड़ी और ग्राम अदासा की ग्राम सीमा को पार करती है फिर प्लाट संख्यांक 191/ 1- प्लाट संख्यांक 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii) ] 


घ - ड . : 


ड . - 


च : 


191/ 2- 191/ 3, प्लाट संख्यांक 218/1 - प्लाट संख्यांक 218/ 2, की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती है 
फिर सड़क पार करती है, फिर प्लाट संख्या 223, की बाह्य सीमा से गुजरती है, ग्राम अदासा के प्लाट 
संख्यांक 223, सड़क, प्लाट संख्यांक 224, प्लाट संख्यांक 225 , प्लाट संख्यांक 228बी , प्लाट संख्यांक 
244/ 1 - प्लाट संख्यांक 244/ 2 , प्लाट संख्यांक 245/ 1 - प्लाट संख्यांक 245 / 2, प्लाट संख्यांक 255 , 
सड़क , प्लाट संख्यांक 257 , प्लाट संख्यांक 259 , प्लाट संख्यांक 260 की सीमा से गुजरती है और बिन्दु 
घ पर मिलती है । 
रेखा प्लाट संख्यांक 260 , 261, 262, 263, 264, 265 , की बाहरी सीमा और ग्राम अदासा तथा 
ग्राम कोटोड़ी की सम्मिलित सीमा से गुजरती है, फिर ग्राम कोटोड़ी के प्लाट संख्यांक 89 , प्लाट संख्यांक 
80, प्लाट संख्यांक 79, की बाह्य सीमा से गुजरती है और बिन्दु ड. पर मिलती है । 
रेखा ग्राम कोटोड़ी और अदासा की सम्मिलित सीमा से गुजरती है फिर प्लाट संख्यांक 269, प्लाट 
संख्यांक 280 , प्लाट संख्यांक 274, प्लाट संख्यांक 267, सड़क, की बाहरी सीमा से होकर गुजरती है 
और सड़क को पार करती है फिर प्लाट संख्यांक 254, प्लाट संख्यांक 246बी, प्लाट संख्यांक 244/1 
प्लाट संख्यांक 244 /2, प्लाट संख्यांक 240, प्लाट संख्यांक 239, की बाहरी सीमा से लगकर गुजरती 
हुई ग्राम अदासा की सड़क पार करती है फिर प्लाट संख्या 210, सड़क , की बहारी सीमा से गुजरती हुई 
सड़क पार करती है, फिर प्लाट संख्यांक 199 , प्लाट संख्यांक 198, प्लाट संख्यांक 182 , प्लाट संख्यांक 
176ए, प्लाट संख्यांक 177 , प्लाट संख्यांक 178, की बाह्य सीमा से लगकर गुजरती हुई सड़क पार 
करती है फिर प्लाट संख्यांक 160, प्लाट संख्यांक 163, की बाहरी सीमा से लगकर गुजरती है और बिन्दु 
च पर मिलती है । 
रेखा प्लाट संख्यांक 393, प्लाट संख्यांक 391 , प्लाट संख्यांक 394, प्लाट संख्यांक 401, प्लाट 
संख्यांक 402 , प्लाट संख्यांक 18/ 1- प्लाट संख्यांक 18/ 2, प्लाट संख्यांक 15, प्लाट संख्यांक 14 , 
प्लाट संख्यांक 406, प्लाट संख्यांक 405, प्लाट संख्यांक 404/1- प्लाट संख्यांक 404/ 2, की बाहरी 
सीमा से गुजरती हुई ग्राम की सड़क पार करती है, फिर प्लाट संख्यांक 364- 364/ 2, प्लाट संख्यांक 
363, प्लाट संख्यांक 361, की बाहरी सीमा से होकर गुजरती है फिर नाला की सीमा से लगकर और 
प्लाट संख्यांक 246 , प्लाट संख्यांक 238, प्लाट संख्यांक 240 , प्लाट संख्यांक 239 , प्लाट संख्यांक 
238, प्लाट संख्यांक 236, प्लाट संख्यांक 237, फिर नाला पार करती है, फिर प्लाट संख्यांक 250 , 
प्लाट संख्यांक 251 , प्लाट संख्यांक 252, प्लाट संख्यांक 253 , प्लाट संख्यांक 256 , प्लाट संख्यांक 
257, प्लाट संख्यांक 268, प्लाट संख्यांक 264/ 1- प्लाट संख्यांक 264/ 2, प्लाट संख्यांक 263 , की 
बाहरी सीमा से गुजरती है और बिन्दु छ पर मिलती है । 
रेखा ग्राम बोरगांव एवं ग्राम निलगांव की सम्मिलित ग्राम सीमा और प्लाट संख्यांक 263, प्लाट संख्यांक 
271, प्लाट संख्यांक 272, प्लाट संख्यांक 273, की बाह्य सीमा से गुजरती है फिर नाला पार करती है 
फिर प्लाट संख्यांक 317, प्लाट संख्यांक 318, प्लाट संख्यांक 319, प्लाट संख्यांक 314ए, प्लाट 
संख्यांक 313, की बाह्य सीमा से गुजरती हुई ग्राम बोरगांव की ग्राम सड़क पार करती है, फिर प्लाट 
संख्यांक 312, प्लाट संख्यांक 324, प्लाट संख्यांक 326/ 1- प्लाट संख्यांक 326/ 2, की बाह्य सीमा से 
गुजरती है और आरंभिक बिन्दु क पर मिलती है । 

[ फा . सं. 43015/ 24/ 2009 - पी . आर. आई. डब्ल्यू - I] 

विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव 


च - छ : 


छ - क : 


[ 9411 II - 005 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF COAL 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th February, 2014 
S . O . 414 (E ) : — Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number 
S . O . 3377, dated 18th November, 2011 , published in Part II, Section 3, Sub - section (ii) of the Gazette of India , 
dated the 26th November, 2011 , issued under sub -section (1 ) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and 
Development) Act, 1957 ( 20 of 1957 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government gave notice of 
its intention to acquire all rights in the land measuring 374 .00 hectares (approximately ) or 924 . 15 acres 
( approximately ) as described in the SCHEDULE appended to that notification ; 

And , whereas, the competent authority in pursuance of Section 8 of the said Act, has made his report to the 
CentralGovernment ; 

And, whereas , the Central Government after considering the report aforesaid and after consulting the 
Government ofMaharashtra is satisfied that the rights to mine , quarry, bore , dig and search for win work and carry 
away minerals in the lands measuring 374 .00 hectares (approximately ) or 924 . 15 acres (approximately ) in all rights 
described in the SCHEDULE appended hereto should be acquired . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 9 of the said Act, the 
Central Government hereby declares that all rights in and over the land measuring 374 . 00 hectares (approximately ) 
or 924 . 15 acres (approximately ) described in the SCHEDULE annexed hereto are hereby acquired . 

The plan bearing number C - 1 (E ) III/ FR /882 -0812 , dated the 21st August, 2012 of the area covered by this 
notification , may be inspected in the Office of the Collector, Nagpur (Maharashtra ) or in the Office of the Coal 
Controller, 1, Council House Street, Kolkata (Pin 700 001) or in the Office of the Western Coalfields Limited 
(Revenue Department), Coal Estate , Civil Lines, Nagpur – 440 001 (Maharashtra ). 

SCHEDULE 


Saoner Underground Mine Number 1 Expansion 

Nagpur Area 

District - Nagpur (Maharashtra) 
(Plan bearing number C - 1 (E ) III/FR /882 -0812, dated the 21st August, 2012 ) 
All Rights : 

(PART - A ) 


Sl. 


Patwari 


Tahsil 


District 


Remarks 


Name of 
village 


Area in 
hectares 


No . 


Circle 


number 


Adasa 


31 


Kalmeshwar 


129 . 93 


Part 


Nagpur 
Nagpur 


Kotodi 


30 


Saoner 


4. 32 


Part 


Total : 134. 25 hectares ( approximately ) 

or 331.73 acres (approximately) 


All Rights : 


( PART - B ) 


Tahsil 


District 


Remarks 


Sl. Name of village 
No . 


Patwari 
Circle 


Area in 
hectares 


number 


Borgaon 


31 


Kalmeshwar 


Nagpur 


180 .03 


Part 


Patkakhedi 


33 


Saoner 


Nagpur 


59 .72 


| 


Part 


Total : 


239 .75 hectares (approximately ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3( ii )] 


or 592 .42 acres (approximately ) 


(PART – A ) + (PART – B ) = TOTAL 
(ALL RIGHTS) ( ALL RIGHTS) 
134 .25 hectares + 239.75 hectares = 374 .00 hectares (approximately ) 


or 


331.73 acres + 592 .42 acres 

= 924 . 15 acres (approximately ) 
Plot numbers acquired in village Adasa : 
160 , 163, 164, 165, 166 , Road (Part), 167 , 168, 169 ( Forest), 170 , 171 , 172 , 173 , 174 , 175 , 176A - 176B , 177 , 178 182 , 
183, 184, 185 , 186 , 187 , 188 , 189 , 190 , Road , 191 / 1 - 191/ 2 - 191 /3 , Nallah , 192 , 193 , 194, 195 , 196 , 197 , 198 , 199 , 210 , 
211, 212 , 213 , 214 , 215 , 216 , 217, 218 / 1 - 218 /2 ,Road , 223 , Road , 224 , 225 , 228B , 231 , 232 , 233 , 234 , 235 , 236 , 237 , 
238 , 239 , 240 (Govt.), 241 , 242 , 243 , 244 /1 - 244 /2 , 245 / 1- 245 /2 , 246B , 254 , 255 , 257 , 259 , 260, 261, 262, 263, 264 , 
265, 266 , 267, 268, 269, 270 , 274 , 280 . 
Plot numbers acquired in village Kotodi : 
79 , 80 and 89. 
Plot numbers acquired in village Borgaon : 
14 , 15 , 18 / 1 - 18 /2 , 236 , 237 , 238 , 239 , 240 , 246 , Nallah , 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 256 , 257, 263, 264 /1 
264 /2 , 268, 269, 270 , 271, 272 , 273 , 274 , 275 , 276 , 277 (Forest ), 278 , 279 , 280 , 281 , 282 , 283, 284 , 285 , 286 , 287 , 288 , 
289 , 290/ A / 1 - 290 / A /2 , 291, 292 , 293 / 1 - 293 /2 , 294 , 295 , 296 , 297, 298, 299, 300 , 301, 302, 303, 304 , 305, 306 , 307 , 
308 , 309, 310 , 311, Road , 312 , 313 , 314 / A , 314 / B , 315 , 316 , 317 , 318 , 319 , 324 , 325 , 326 / 1 - 326 /2 , Road , 334 , 335 , 
336 , 337 , 338 , 339 , Road , 340 , 341, 342 (Govt.), 343 , 344, 345, 346 (Govt.), 348 , 349 , 350 , 351, 352 , 353 , Nallah , 361, 
363, 364 - 364 /2 , 365 , 366 , 367 , 368 , 369 (Forest ), 370 , Nallah , 371, 372 , 373, 374, 375 , 376 , 377 , 378A , 378B , 379, 
380 , 381A , 381B , 382 , 383 , 384 , 385 , 386 , 387 , 388 , 389, 390 , 391, 392, 393 , 394, 395 , 396 , 397 , 398 , 399 , 400 , 401, 
402 , 403, 404 / 1 - 404 /2 , 405 , 406 . 


Plot numbers acquired in village Patkakhedi : 
141, 142 , 143, Road , 153, 154, 155 , 156 , 157 , 158 , 159 / 1 - 159/2 , 160 , 161, 162 , 163, 164 / 1 - 164 /2 - 164 /3 - 164/4 , 
165/ 1, 165 /2 , 166 , 167/1 - 167 /2 , 168 , 169, 170 , Nallah , 171/1- 171/2 , [Government (Part)], 172, 173/1 - 173 /2 , 174 , 
175, 178 . 
Boundary description : 
A - B : Line start from Point A of village Borgaon and passes along the outer boundary of plot numbers 

326 /1 - 326 /2 , 325 , crosses the village Road then proceeds along the outer boundary of plot number 
299, then crosses the Road , then passes along the outer boundary of plot numbers 334 , 335 , 336 , 
Road , plot numbers 340 , 341 , 342 , 346 , Nallah , plot numbers 370 , 374 , 375 , 376 , 377, 378B , 380 , 
381B , 382 , 383 , 384 , of village Borgaon then crosses the common village boundary of villages 
Borgaon and Patkakhedi then passes along the outer boundary of plot numbers 170 , 169, 168, 167/ 1 
167/2 , 166 , 173 / 1 - 173 /2 , 172 , then passes through plot numbers 171 /1 - 171/ 2 , and meets at Point 

B . 
B - C : Line passes through plot numbers 171 / 1 - 171/2 , of village Patkakhedi then passes through outer 

boundary of plot numbers 178 , 172 , 173 / 1 - 173 /2 , 174 , 175, 164 / 1 - 164/2 - 164/ 3 - 164/ 4 , 163 , 162, 
160 , 159 /1 - 159 /2 , 156 , 155 , 154 , 153 , then crosses the village Road , then crosses of village 

Patkakhedi and passes along the outer boundary of Road , plot number 143 and meets at Point C . 
C - D : Line passes along the outer boundary of plot numbers 143 , 141, 142 , Road , 157 , 158 , 163, then 

crosses the Nallah and village boundary of villages Patkakhedi and Adasa , then proceeds along the 
outer boundary of plot numbers 191/ 1 - 191 /2 - 191/ 3 , 218 / 1 - 218 / 2 , then crosses the Road , then 
passes along the boundary of Road , plot number 223, then passes along the boundary of plot 
numbers 223 , Road , 224 , 225 , 228B , 244 /1 - 244 / 2 , 245 /1 - 245/ 2 , 255 , Road , plot numbers 257 , 259 , 

260 of village Adasa and meets at Point D . 
D - E : Line passes along the outer boundary of plot numbers 260, 261, 262, 263, 264, 265, and passes along 

the common boundary of villages Adasa and Kotodi, then proceeds along the outer boundary of plot 

numbers 89 , 80 , 79 , of village Kotodi and meets at Point E . 
E - F : Line crosses the common boundary of villages Kotodi and Adasa , then line passes along the outer 

boundary of plot numbers 269 , 280, 274 , 267 , Road , and crosses the Road then passes along the 


[ 9411 II - 005 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


F - G 


: 


outer boundary of plot numbers 254 , 246B , 244 /1 - 244 / 2 , 240 , 239 , crosses the Road of village 
Adasa , then passes along the outer boundary of plot number 210 , Road and crosses the village Road , 
then passes along the outer boundary of plot number 199 , 198 , 182 , 176 / A , 177 , 178 , crosses the 
Road , then passes along the outer boundary of plot numbers 160 , 163, and meets at Point F . 
Line passes along the outer boundary of plot numbers 393 , 391, 394 , 401, 402, 18 /1 - 18 /2 , 15 , 14 , 
406 , 405 , 404 /1 - 404 /2 , crosses the village Road then passes the outer boundary of plot numbers 
364 - 364/ 2 , 363, 361, then passes along the boundary of Nallah , and plot numbers 246 , 238, 240 , 
239 , 238 , 236 , 237 , then crosses the Nallah , then passes along the outer boundary of plot numbers 
250 , 251, 252, 253, 256 , 257, 268 , 264/ 1 - 264/ 2 , 263, and meets at Point G . 


G - A 


: 


Line passes along the common boundary of villages Borgaon and Nilgaon and also passes along the 
outer boundary of plot numbers 263, 271 , 272 , 273, then crosses the Nallah then proceeds along the 
outer boundary of plot numbers 317 , 318 , 319 , 314A , 313 , then crosses the village Road of village 
Borgaon , then proceeds along the outer boundary of plot numbers 312 , 324 , 326 / 1 - 326 /2 , and meets 
at starting Point A . 


[ F . No. 43015 /24 /2009 - PRIW - I] 
VIVEK BHARADWAJ, Jt . Secy . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 


